रजिस्ट्री सं डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


- 


सयमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


- असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड 
PARTII - Section 3 - Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 203 ] 
No. 203 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 12 , 2006 / वैशाख 22 , 1928 
NEW DELHI, FRIDAY , MAY 12 , 2006 /VAISAKHA 22 , 1928 


पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

( पोत परिवहन विभाग ) 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 मई , 2006 
सा . का. नि . 284 ( अ ). - केन्द्र सरकार , महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 (1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के साथ 
पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , कोलकाता पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस 
अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) संशोधन विनियम 2006 का 
अनुमोदन करती है । 
2 ये विनियम इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे । 

अनुसूची 
कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी ( वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील ) ( चतुर्थ संशोधन ) विनियम , 2006 

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम 38 ) की धारा 124 के साथ पठित धारा 28 के खंड ( ख ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का उपयोग करते हुए, कोलकाता पत्तन का न्यासी मंडल एतद्द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी ( वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील ) , 
विनियम 1987 में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है । 

___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : इन विनियमों का नाम कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी ( वर्गीकरण , नियंत्रण व अपील ) चतुर्थ 
संशोधन विनियम 2006 होगा तथा ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे । 

2. कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी ( वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील ), विनियम 1987 को अब से कोलकाता. पत्तन न्यास कर्मचारी . 
( वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील ) विनियम 1987 के नाम से जाना जाएगा। 


1449 GI /2006 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i)] 


3. कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी ( वर्गीकरण ,नियंत्रण व अपील ) , लिनिगमों 1987 में 


( क ) कलकत्ता शब्द को , जहां भी यह प्रकट हो , कोलकाता शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा 

निम्नलिखित उप - खंड ( vi ) को विनियम -3 के पश्चात् शामिल किया जाएगा :-- 

समीक्षा समिति का तात्पर्य उस समिति से है , जो निलंबन के मामलों की समीक्षा करने के लिए न्यासी मंडल द्वारा गठित हो । 
( ग ) निम्नलिखित उप - खण्डों ( vii ) व ( viii ) को विनियम 6 के पश्चात् शामिल किया जाएगा : 
( vii ) इस विनियम के अंतर्गत किया गया निलंबन आदेश या इस विनियम के अंतर्गत किए गए प्रतीत होने वाले आदेश की 

समीक्षा, सक्षम प्राधिकरण द्वारा निलंबन को संशोधित या प्रतिसंहत करने के लिए की जानी चाहिए , जो निलंबन के 
आदेश की तिथि से 90 दिनों की समाप्ति के पूर्व इस उद्देश्य हेतु गठित समीक्षा समिति की सिफारिशों पर होगी, तथा 
वे निलंबन का विस्तार या प्रतिसंहरण करते हुए , आदेश पारित कर सकते हैं । निलंबन की विस्तारित अवधि की 
समाप्ति के पूर्व ही अनुवर्ती समीक्षाएं की जाएंगी। निलंबन की अवधि का विस्तार एक ही समय में एक सौ अस्सी 
दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए । 


( viii ) उप - विनियम ( v ) व ( vi ) में किसी बात के होते हुए भी इस विनियम के उप - विनियम (i ) या ( ii ) के तहत पारित 

किए गए निलंबन के किसी आदेश या पारित किए गए प्रतीत होने वाले आदेश नब्बे दिनों की अवधि के पश्चात् तब 
तक मान्य नहीं समझे जाएंगे , जब तक कि समीक्षा उपरांत इनका विस्तार आगे की अपधि तक नब्बे दिनों की 
समाप्ति के पूर्व नहीं कर दिया जाता । 


- 


- 


PRIL 

1141 


[ फा . सं. पी आर- 12016 / 32/ 2005 पी ई -1 ] 

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव 
टिप्पणी : मुख्य विनियमों को दिनांक 10 अगस्त 1987 के भारत के राजपत्र सा. का.नि . 700 ( अ ) के तहत् प्रकाशित किया गया था । प्रथम 

संशोधन विनियम का प्रकाशन दिनांक 20 अप्रैल 1988 के सा. का.नि . 474( अ ) के तहत किया गया था, तथा द्वितीय संशोधन 
विनियम का प्रकाशन 27 मार्च 1992 के सा . का. नि . 372( अ ) के तहत किया गया था । तथा तृतीय संशोधन विनियम का प्रकाशन 
दिनांक 26 मार्च, 2004 के सा. का. नि . 223 ( अ ) के तहत किया गया था । 


MINISTRY OF SHIPPING , ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


(Department of Shipping ) 

MPORTS WING ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th May, 2006 


G .S .R . 284 ( E ). - In exercise of the powers conferred by Sub - section (1) of Section 124 , read with Sub -section (1 ) 
of Section 132 of theMajor Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the CentralGovernmenthereby approves the Kolkata Port 
Trust Employees (Classification , Control and Appeal) Amendment Regulations, 2006 made by the Board of Trustees of 
Kolkata Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification . 
The said Regulations shall come into force from the date of publication ofthis Notification in the Official Gazette . 

SCHEDULE 
Calcutta Port Trust Employees ( Classification , Controland Appeal) 4th Amendmant Regulations, 2006 

In exercise of the powers conferred by Clause (b ) of Section 28 read with Section 124 of the Major Port Trusts Act , 
1963 (Act. 38 of 1963 ), the Board of Trustees for the Port of Kolkata hereby makes the following Regulations to amend the 
Calcutta Port Trust Employees". (Classification , Control and Appeal) Regulations, 1987 . 

___ H. Shorttitieand commencement - These Regulations shall be called Kolkata Port TrustEmployees ( Classification, 
Control and Appeal) 4th Amendment Regulations, 2006 and shall come into effect from the date of publication in the official 
Gazette. 


( 4771) - GG 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . The Calcutta Port Trust Employee s (Classificatioü , Cortiviaijú Appeal ) Regulations, 1967 siail Henceforth be 
known as Kolkata Port Trust Employee s (Classification , Control and Appeal) Regulations, 1987. 

3. In the Calcutta Port Trust Employee s ( Classification , Control and Appeal )Regulation , 1987, 

(a ) The word Kolkata will replace Calcutta wherever appearing . 
(b ) The following Sub-clause ( vi) shall be inserted after Regulation 3 : 

“ Review Committee shall mean a committe constituted by the Board of Trustees for review of cases of 

suspension " 
(c ) The following Sub -clauses (vii) and ( viii) shall be inserted after Regulation 6 : 
" (vii ) An order of suspension made or deemed to have been made under this regulation shall be reviewed 

by the athority competent to modify orrevoke the suspension , before expiry of ninety days from the 
date of order of suspension , on the recommendation of the Review Committee constituted for the 
purpose and pass orders either extending or revoking the suspension. Subsequent reviews shall be 
made before expiry of the extended period of suspension , Extension of suspension shall not be for 

a period exceeding one hundred and eighty days at a time. 
( viii) Notwithstanding anything contained in Sub - regulation ( v) and (vi), and order of suspension made 

or deemed to have been made under Sub - regulations (i) or ( ii ) of this regulation shall not be valid 
after a period of ninety days unless it is extended after review , for a further period before the expiry 
of ninety dyas." 

[F .No. PR - 12016 /32 /2005 PE -I ] 

A . K . BHALLA , Jt. Secy . 
Note :- - The principal regulations were published in the Gazette of India vide G .S .R . 700 (E ) dated the 10th August 
1987. The 1st Amendment regulation was published vide G . S.R . 474 (E ) dated the 20th April, 1988 , the 2nd Amendment 
regulation was published vide G .S .R . 372 (E ) dated 27theMarch 1992 and the 3rd Amendment Regulation was published by 
G . S .R . 223 ( E ) dated 26th March 2004. 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapurl, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


